PARTI 


HARYANA GOVT. GAZ., APRIL 3, 1984 (CHTR . 14 , 1906 SAKA) 


331 


श्रम विभाग 


अधिसूचना 


दिनांक 23 मार्च 1984 


सं ० 11 / 39/ 83-4 श्रम , -इस अधि सूचना द्वारा हरियाणा के राज्यपाल राज्य प्रवलूयेशन एण्ड इम्लीमन्टेशन कमेटी 
का गठन करते हैं जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे : 

स्वतन्त्र प्रतिनिधि 
राज्य मन्त्री श्रम तपा रोजगार 

अध्यक्ष . 
मायुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार 

सदस्य 
श्रम तया रोजगार विभाग 

सदस्य सचिव 
श्रम प्रायुक्त , हरियाणा 


3 . 


प्रवन्धकों के प्रतिनिधि 


सदस्य 


1. श्री एन . एस. खन्ना , डायरेक्टर , 
हिलल्टन रबड़ . 

( प्रा ० ) लि ०, सोनीपत 
2. श्री प्रो . पी . सिंगला, स्टील काफट फैक्टरी , 

जी . टी . रोड , पानीपत 


सदस्य 


1. श्री प्रविनाश चन्द पालीवाल , 

पालीवाल टेक्सटाईल , पानीपत 
4. श्री महावीर प्रसाद , 

मै रविन्द्रा टयूब लि . हिसार 
5. श्री मार . के . ख्णव , 

वाईस प्रेसीडेंट , मे ० हिन्दुस्तान गम एण्ड 
केमीकल लि . भिवानी 


सदस्प 


सदस्य 


6. श्री रणदीप सिंह जोहर , 

यमुना पाटो इण्डस्ट्रीज, यमुना नगर 
7. श्री अवतार सिंह, प्रेजीडेंट 

फरीदाबाद इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन , फरीदाबाद 


सदस्य 


सदन्य 


8. श्री सुदर्भ व सरीन , 

फरीदाबाद स्माल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, 
4-सी.पी , रेलवे रोड़ , फरीदाबाद 


अमिकों के प्रतिनिधि 

1. घी सागर राम गुप्ता , 

एम ० एल ० ए ० , लोहार बाजार , भिवानी 


2 . 


सदस्य 


श्री पारस नाथ मिसा , प्रेजीडेंट , 
प्रैजीडेंट श्री गोपाल पेपर मिल्ल , लेबर यूनियन , 


यमुना नगर 


सदस्य 


3. श्री अमर सिंह शर्मा, 

लेबर यूनियन प्राफिस , प्रोपोजिट गवर्नमेंट 
गजं मिडल स्कूल नं ० 1 एन.माई.टी., फरीदाबाद 


A 


352 


HARYANA GOVT. GAZ., APRIL 3, 1984 (CHTR . 14 , 1906 SAKA ) 


[ PAITI 


सदस्य 


5 . 


सदस्य 


4. प्रो . रत्ती राम चौधरी , 

2/ ए, 31 एन.आई.टी , फरीदाबाद 
श्री आर . डी . शास्त्री , 
जिन्टैटिव ग्राफ इन्टक , सोनीपत 
श्री सुखनन्दन सिंह, एम.ए. एलएल.बी. 

एडवोकेट , लेबर ला एडवाईजर, अम्बाला सिटी 
7. श्री मोहन लाल लेबर लीडर , 

सी , आई . टी . यू , ओल्ड फरीदाबाद 


6 . 


सदस्य 


सदस्य 


: 


- 


8 . थी रघुबीर सिंह , जनरल सेक्रेटरी , 

ए . आई. टी . यू . टी , पानीपत 
विशेष मामंत्रित 

1. श्री ऋषि गुप्ता , 
मकान नं 0 66 , गली न ० 26 

दिल्ली 


, 


शक्ति मगर , 


2. कमेटी का उद्देश्य पंचाट तथा समझोते आदि की परिपालना के न कराने के केसों बारे सभी सम्बन्धित के ध्यान में 
लाना है तथा ऐसे वैद्य और सामान्य उपायों को ढूंढ निकालना है जिससे के नियोक्तानों द्वारा इनकी परिपालना करवाई जा सके तथा 
नियोक्ताओं श्रमिकों द्वारा कोड भाफ डिस्पिलिन को उचित परिपालना तथा मान्यता करवाना है । 

3. कमेटी का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा परन्तु कमेटी या और सब -कमेटी जो इस द्वारा स्पोन्सरड Sponsored 
की गई हों की बैठक हरियाणा राज्य के दूसरे स्थानों पर की जा सकेगी । 

4. कमेटी के गैर - सरकारी सदस्य हरियाणा सरकार के परिपत्र सं ० 704-पोल ( 4)-72/9855, दिनांक 8 अप्रैल , 1972 
द्वारा जारी किए गए अनुदेशों ( समय समय पर यथा संशोधित ) के अनुसार याना भत्ता तथा दैनिक भत्ता के हकदार होंगे, गैर 
सरकारी सदस्य जब यात्रा करेंगे तो उन पर दूसरी शर्ते जैसा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए टी ० ए ० रूल्ज में लिखी है , लागू 
होंगी । 

उपरोक्ट कमेटी में गैर - सरकारी सदस्यों के याना व दैनिक भत्ता वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत से बजट लेखा हेड 
( 287 - श्रम तथा रोजगार- ९ - श्रम ) ( नान - प्लान) के अंतर्गत वहन किया जाएगा । संयुक्त श्रम आयुक्त हरियाणा कमेटी के गैर 
सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता बिलों के कन्ट्रोलिंग अधिकारी होंगे । 

6. श्रमिकों/नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह अपने साथ अधिक से अधिक दो 
सलाहकार प्रत्येक कैस में साथ रख सकते हैं परन्तु इन सलाहकारों को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता का अधिकार नहीं होगा । 

कमेटी की अवधि इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से दो वर्ष की होगी , कमेटी की बैठक अध्यक्ष 
जब चाहे , मावश्यकता अनुसार बुला सकेंगे । 


एम ० सेठ , 


वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 
SOCIAL WELFARE DEPARTMENT 

The 22nd March , 1984 
No 1138- SW (I) -84 . - In partial modification of Haryana Government , Social Welfare Department 
Notification No. 3144 -SW (1)-81, dated the 7th December . 1981, the Governor of Haryana is pleased 
to amend ths para 4 of the rules governing the scheme for the grant of unemployment allowance to 
the physically handicapped persons as under : 
IV Duration. 

“ Financial assistance will be given for a period of six years from the date of registration in 

the Employment Exchange or begining of the financial year in which sanction is accorded , 

whichever is later . 
2. This issues with the concurrence of Finance Department conveyed , -vide their U. O. No. 875 
3FGII- 84, dated 22nd March , 1984 . 

M. G. DEVASAHAYAM, 
Commissioner and Secretary to Government , Haryana , 

Social Welfare Department. 


